निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ 1937 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 17 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 826 ) 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 


आदेश 

8 जुलाई 2015 
सं0 7 / नि . (विधि - 05 ) रा . स . स . - 01 / 14 - 4029 - निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश 
ज्ञापांक - 2165 दिनांक 09.04. 2014 के द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद, उप निबंधक ( न्या .), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को 
बिहार राज्य भूतपूर्व सैनिक सहकारी विकास निगम लि . का परिसमापक नियुक्त किया गया था । श्री प्रसाद का 
स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है । 

अतः मैं अजय कुमार चौधरी , निबंधक, सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना बिहार सहकारी सोसाईटी 
अधिनियम - 1935 की धारा - 44 (1 ) तदनुसार बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम - 64(2 ) के अन्तर्गत 
श्री मुजिबुर्ररहमान , उप निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल , पटना को परिसमापनाधीन बिहार राज्य भूतपूर्व 
सैनिक सहकारी विकास निगम लि . का परिसमापक नियुक्त करता हूँ । 

आदेश से , 
अजय कुमार चौधरी, 
निबंधक , सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 826 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


